foret -( 87)- 72 


REGISTERED NO, D - ( D ) - 72 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


! 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

r II - - 3 - - 54 ( ii ) 
PART H - Section 3 – Sub -section (11) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


1 


. 


1 405 
N . 475] 


af fact, ther , faaT 30, 1975 /9rf4a 8, 1897 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30 , 1975/ASVINA 8 , 1897 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filled 

as a separate compilation 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 
( Department of Industrial Development) 

ORDER 

New Delhi, the 30th September 1975 
S . O . 562 ( E ) . -- In exercise of the powers conferred by section 18G , and sec 
tion 25 , of the Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951 ) , 
and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby 
makes the following Order further to amend the Cement Control Order , 1967, 
namely : 

1. (1 ) This Order may be called the Cement Control ( Third Amendment ) 
Order , 1975 . 

( 2 ) It shall come into force on the 1st of October , 1975 . 

2 . In clause 2 of the Cement Control Order , 1967 (hereinafter referred to as 
the said Order ) , for sub - clause ( a ) , the following sub - clause shall be substituted , 
namely : 
( a ) " Cement" means any variety of cement manufactured in India , and 

includes nortland nozzolana cement, blast furnace Slag cement, 
water -proof (hydrophobic ) cement rapid , hardaning cement. low 
heat cement. masonarv cement and grey cement of specific surface 
not less than 3500 cm2/ e , but does nnt include oil - ivell cement and 

white and colournd crment ( other than grey portland cement ) ; 
3. In clauşe 8 of the said Order , for the opening parograph , the following 
paragraph shall be substituted , namely : 

" No producer shall. himself or by any person on his behall, sell 
( A ) water -proof (hvdrophobic ) cement at a price cxceeding Rs. 243.00 

per metric tonne, 
( b ) rapid hardening cement, low heat cement, and grey cement of speci 

Ar surfare not less than 3500 mm2/ g at a price not exceeding 
Rs. 234 .00 per metric tonne, and 


(2227 ) 


2228 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ Part II 


( c ) any other variety of cement at a price exceeding Rs. 211,00 per 

metric tonne , 
free on rail destination railway station plus the excise duty paid thereon ." 
4 . In clause 10 of the said Order, to sub - clause ( 2 ), the following provisos 
shall be added , namely : 
" Provided that the total of charges to be fixed in respect of items ( ii), ( iii ) 

and ( iv ) shall not exceed Rs. 20 .00 per tonne; 
Provided further that the charges in respect of items (ii ) , (lil ) and ( iv ) 

and in force immcdiatcly before the 1st of October , 1975 shall not 
be increased by the State Government except with the previous 

approval of the Central Government : 
Provided also that where the charges in respect of items ( i ), (ii ) and (iv ) 

as in force immediately before the 1st of October , 1975 , exceed 
Rs, 20. 00 per tonne of cement, such charges shall, on and from that 
date , be deemed to have been reduced to Rs. 20 .00 per tonne of 

cement." 
5 . For the Schedule to the said Order , the following Schedule shall be substi 
tuted , namely : 

" THE SCHEDULE 
( See Clause 7) 


Name of the Producer 

Price per metric tonne 

( Rs .) 
- - - - -- 
Ex -factory price 
1. Shree Digvijay Cement Co, Ltd . 
( i) Ex - Sikka Works 

157 .75 
(11) Ex - Sewree Works 

246 ,80 
( iii ) Ex -Ahmedabad Works 

195 .20 
In the case of clinker by sea from Sikka to Bombay , 

payment of wharfage charges paid at Şikka may 

also be allowed . 
2 . (1) J. K . Cement Works, Nimbahara, 

District Chittorgarh (Rajasthan ) 
(ii) Century Cement, P.O , Neora. Tilda Railway Station , 

167. 75 
District Raipur (Madhya Pradesh ) 
(ili ) Cement Corporation of India Ltd., 

Bokajan ( Assam ) 
3 . Panyam Cements and Mineral Industries, Ltd ., 

P .O . Cement Nagar, District Kurnool ( Andhra Pradesh ) 
(i ) For the first. 3 .88 lakh tonnes of the 
annual production 

157. 75 
( ii) For the production in excess of (i ) 

187 .75 
4 . (i) Dalmia Dadri Cement Ltd ., Charkhi Dadri, 

District Mohindergarh (Haryana ) 
(II ) Rohtas Industries Ltd ., Dalmianagar (Bihar ) 

154 .55 
( iii) Ashoka Cement Ltd., Dalmianagar ( Bihar ) 
(iv ) Sone Valley Portland Cement Co . Ltd ., 

Japla , District Palamau ( Bihar ) 
5 . All other producers 

157.75 


In the case of rapid hardening cement, low heat cement and grey cement of 
specific surface not less than 3500 cm2 / g , an additional price of Rs. 12 per tonne 
and in the case of water - proof (hydrophobic ) cement, an additional price of 
Rs, 21 per tonne may be added to the prices specified above. 

[No . 1 - 19 /75 -Cem ] 
D . K . SAXENA , Jt, Secy , 


SEC . 3 (ii ).] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTHAORDINARY 


2229 


उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

प्रादेश 


नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 1975 
का० प्रा० 562 ( म ) -पाई०डी०प्रार० ए०/ 18 जी / 75.---उद्योग (विकास तथा विनियमन ) 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 जी तथा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस मामले में इसे 
समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सीमेन्ट 
नियन्त्रण प्रादेश , 1967 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित प्रादेश जारी करती है , अर्थात : 

1. ( 1 ) यह प्रादेश सीमेंट नियन्त्रण ( तृतीय संशोधन ) प्रादेश , 1975 कहलायेगा ; 

( 2 ) यह 1 अक्टूबर , 1975 से प्रवर्तित होगा । 
2. सीमेंट नियंत्रण , आदेश , 1967 के खण्ड 2 में उपखण्ड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित 

रखा जायेगा , अर्थात :---- 
“ ( क ) सीमेंट का तात्पर्य भारत में निर्मित किसी भी किस्म के सीमेंट से है और इसमें 

पोर्टलैंड फोजलाना सीमेंट, धमन भट्टी स्लैग सीमेंट , जल रोधफ ( हाड्रोफे बिफ ) 
सीमेंट, जल्दी कड़ा होने वाला सीमेंट , निम्न साप सीमेंट , चिनाई सीमेंट 
तथा धूसर सोमेंट जिसकी विशिष्ट सतह 3500 सी एम 2/ मी से कम न हो , 
भी सम्मिलित हैं किन्तु इसमें पायल बेस सीमेंट, तथा सफेद तथा रंगीन सीमेन्ट 

( ग्रे पोर्टल ण्ड सीमेंट से मिश्र ) शामिल नहीं है," 
3. उक्त आदेश के खण्ड 8 में शुरु के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा, जाएगा : 
" कोई भी निर्माता न तो स्वयं और न उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा - - ( क ) 
जल रोधक ( हाड्रोफं .बिन ) सोमेन्ट 243 रुपए प्रति मी० ट० से अधिक मूल्य पर , 
( ख ) जल्दी कड़ा होने वाला सीमेंट, कम ताप वाला सीमेंट तथा धूसर सीमेंट, जिसकी 

विशिष्ट सतह 350 सी एम 2/ मी से कम न हो , 234 रुपए में प्रति मी० ट० 

से अधिक मूल्य पर , और 
( ग ) किसी अन्य किस्म का सीमेंट 211 रुपये प्रति मी० टन से अधिक मूल्य पर, बेचेगा 

तथा इसमें गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक शुल्क तथा इस पर दिया गया उत्पादन शुल्क 

भी सम्मिलित होगा । 
4. उक्त प्रादेश के खण्ड 10 में उपखण्ड ( 2 ) के साथ निम्नलिखित परन्तुफ जोड़े जायेंगे , 

अर्थात् :-- - 
" बशर्ते कि मद ( 2), ( 3) तथा ( 4 ) के लिये निर्धारित खर्चे का योग 20 रुपये प्रति 

टन से अधिक नहीं होगा : 
वशर्ते कि मद ( 2), ( 3 ) तथा ( 4 ) के लियेनिर्धारित खर्च जो 1 अक्टूबर , 1975 से 

एक दम पहले लागू हों को राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना 

नहीं बढ़ायेगी : 
बशर्ते कि जहां मद ( 2) , ( 3 ) तथा ( 4 ) के लियेनिर्धारित खर्चे, जो 1 अक्टूबर , 

1975 से एकदम पहले लागू हों , 20 रुपये प्रति टन से अधिक हों तो ऐसे खर्चे 


2230 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ Part II - SEC , 3 ( il) ] 


उस तारीख को तथा उस तारीख के मागे 20 रुपये प्रति टन को कम कर दिये 

माने जायेंगे । " 
5. उक्त आदेश में सूची के स्थान पर , निम्नलिखित सूची रखी जाएगी , अर्थात् : 

" सूची 
( खण्ड 7 देखो ) 


निर्माता का नाम 


प्रति मो० टन मूल्य 


157. 75 
246 . 80 
195 . 20 


167 . 75 


कारखाने से निकलते समय का मूल्य 
( 1 ) श्री दिग्विजय सीमेंट कं . लि . 

( 1 ) सिक्का कारखाने से निकलते समय 
( 2 ) सिवरी कारखाने के निकलते समय 

( 3 ) अहमदाबाद कारखाने से निकलते समय 
सिक्का से बम्बई, कलिकर समुद्र से ले जाने के मामले में सिक्का में दिये 

गये घाट भाड़े ( धार्फेज) के भुगतान की भी अनुमति दी जाती है । 
( 2 ) ( 1 ) जे के सोमेन्ट वर्कस, निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ़ ( राजस्थान ) ) 
( 2 ) सैन्वरो सीमेंट, पो मो०न्योरा, टिल्डा रेलवे स्टेशन, जिला रायपुर 

( मध्यप्रदेश ) 
( 3 ) सोमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, बोकाजन ( प्रासाम ) j 
( 3 ) पन्यम सोमेन्ट्स और मिनरल्न इन्डस्ट्रीज लि० , सीमेंट नगर पो० प्रो . 

जिला करनल ( आन्ध्र प्रदेश ) 
( 1 ) पहले 3 . 88 लाख टन सालाना उत्पादन के लिये 

( 2) न० ( 1 ) से अधिक उत्पादन के लिये 
( 4 ) ( 1 ) डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चरखी दादरी ( हरियाणा ) ) 

( 2 ) रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड , डालमिया नगर (बिहार ) 
( 3 ) अशोक सोमेंट लिमिटेड, डालमिया नगर (बिहार ) 
( 4 ) सोन बैली पोर्टलैण्ड स मन्ट कम्पनी लिमिटेड , जापला , जिला 

पालामऊ (बिहार ) 
( 5 ) अन्य सभी निर्माता 


157 . 75 


161 . 75 


154 . 55 


157 . 75 


शोघ्र कड़ा हाने वाले सोमेन्ट , निम्न ताप सोमेन्ट तथा धूसर , स मेंट जिसकी विशिष्ट सतह 
3500 से० मो० 2/ से कम न हो के लिये 12 रु० प्रति मो० टन तथा जल रोधक ( हाइड्रोफोबिक ) 
सोमेन्ट के लिये 2 1 रु० प्राते मो० टन अतिरिक्त मूल्य उपलिखित मूल्य में जोड़ा जा सकता है । " 

[ सं० 1--19/ 75 - सीमेंट ] 
दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PROS, MINTO ROAD , 
NEW DELFT AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICACIONS DELHT , 1975 


. , 


10 - 405 


10 -12215 


